644 


HARYANA GOVT G.AZ , SEPT. 23 , 1969 (ASVN . 1 , 1891 SAKA) 


PALI 


दिनांक 15 सितम्बर , 1969 


क्रमांक 3983-र III -69 /22770.- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 (ए ) ( 1 ) और 
3 ( 1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल प्रत्येक जागीर पाने वाले को संनद में दी गई 
शर्तों के अनुसार वार्षिक कीमत , फसल वाली युद्ध जागीरों के निम्नलिखित अनुदान देकर अनुभव करते हैं । 


फसल / वर्ष 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


राशि 


क्रमांक 
सं ० 


जब से जागीर 

दी गई 


1 


अम्बाला 


श्री लछमन सिंह, पुत्र सोना सिंह 


रुपये 
130 


मंथार 


जगाधरी 


खरीफ , 1964 


2 


श्रीमति अन्ती , विधवा 


श्री फतू 


बालछप्पार 


100/ 


" 


3 


श्रीमती छोटो , विधवा श्री लाल सिंह 


शाहजादपुर 


" 


नारायणगढ़ 


रबी 1967 


140/ 


दिनांक 16 सितम्बर , 1969 


क्रमांक 3681 - JII-69/ 22901.- श्री गनपत राम , पुत्र श्री गणेश राम , 

निवासी खटोली सुलतानपुर , तहसील 
नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री गनपत राम की मुबलिक 160 रुपये की जागीर जो कि 
उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2444-जे ० एन ० ( 3)-66/4817 , दिनांक 26 मार्च , 1966 के द्वारा 
मंजूर की गई थी अब श्रीमती सरवन के नाम खरीफ , 1965 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों 

का प्रयोग 
सनद में दी गई शतों के अधीन रहते हुए किया जावेगा । 


दिनांक 16 सितम्बर , 1969 


क्रमांक 4804- III- 69 / 22906.- श्री राम जी लाल , पुत्र श्री हरलाल निवासी गांव अहरी , तहसील सझर , 
जिला रोहतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 के अधीन 
प्रदान की गई ! शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देने है कि श्री रामजी लाल को मुबलिक 100 रुपये की जंग्री 
जागीर , जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2680-75-67 /1976, दिनांक 16 जून, 1967 के द्वारा 
मंजूर हुई थी , अब श्रीमति सुन्दर देवी , विधवा श्री रामजीलाल के नाम बरीफ, 1967 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का 
प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जावेगा । 

18 सितम्बर , 1969 


क्रमांक 4936 - III - 69/ 23030.- श्री फूला राम , पुत्र श्री नन्द लाल , निवासी छारा , तहसील झझर, जिला 
रोहतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 के अधीन प्रदान 

की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है कि फूला राम को मुबलिक 100 रुपये की जागीर , जो कि 
उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1437 -जे ० एन०- III- 66 3544 , दिनांक 5 मार्च, 1966 के द्वारा 
जारी हुई थी , अब श्रीमति धनकौर, विधव। श्री फूला राम के नाम खरीफ, 1969 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का 
प्रयोग सनंद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जावेगा । 

गुरचरण सिंह बिन्दरा , अवर सचिव । 


+ 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 10th September, 1969 


No. 5797 - Agr . VII - 69/ 20538.-- In exercise of the powers conferred by clauses ( b ) and ( e ) of sub 
section (I) of section 20 of the Warehousing Corporation Act, 1962. and all other powers enabling him in this 
behalf, the Governor of Haryana hereby makes the felowing amendment in Haryana Government, Agriculture 
Department notification No. 10286- Agr.I- (Ix)-67/28046, dated the 2nd November, 1967, namely : 

AMENDMENT 


In the said notification, for the words " Financial Commissioner , Revenue , and Secretary to Government , 

Haryana. Agriculture Department ", the words " Financial Commissioner , Revenue, Haryana " , shall 
be substituted . 


SUBE SINGH, Secy , 


